निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 15 


24 चैत्र 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

13 अप्रील 2016 ( ई ० ) 


उक्त 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन, आई 0ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
और 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0 - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि। 

6-6 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

7-13 


--- 


उच्च 


--- 


2 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


: 


अधिसूचनाएं 

22 फरवरी 2016 
सं ० 3( स ० ) / उ 0 स्था 0( वेतन संशोधन )01 / 2015-890 — वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या-6720 
दिनांक 01-07-2013 के आलोक में मुख्यालय स्थित निदेशालयों / विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत निम्नांकित सहायक 
उद्योग निदेशक / परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक / समकक्ष पद धारकों द्वारा परियोजना 
प्रबंधक , वेतनमान पी 0बी0-2(9300-34800 / -) एवं ग्रेड पे -4800 / - के पद पर 04( चार ) वर्षों की सेवा पूरी करने पर उनके 
नाम के सामने अंकित तिथि से पी 0 बी0-3( 15600-39100 / - ) एवं ग्रेड पे -5400 / - की स्वीकृति प्रदान की जाती है 
क्र ० नाम / पदनाम एवं पदस्थापन स्थान 

4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं 

देय वेतनमान + ग्रेड पे 
1 2 

3 
1 . श्री अशोक कुमार, सहायक उद्योग निदेशक , हस्तकरघा एवं | 06-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / -) + 
रेशम निदेशालय, बिहार, पटना । 

ग्रेड पे - 5400 
2 . श्री रंजीत कुमार, सहायक उद्योग निदेशक ( लेखा), उद्योग | 06-01-2016,पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) 
निदेशालय , बिहार , पटना । 

ग्रेड पे -5400 / 
3 . श्री अखिलेश 

कुमार , 

परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी | 09-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / - ) + 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास, सासाराम । 

ग्रेड पे -5400 / 
4 . श्री वरूण कुमार, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 

09-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / - ) + 
केन्द्र, रोहतास , सासाराम । 

ग्रेड पे -5400 / 
5 . श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक 

07-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जमुई । 

ग्रेड पे -5400 / 
6 . श्री दामोदर तिवारी , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 

06-01-2016, पी 0 बी0-3 (15600-39100 / - ) + 
केन्द्र , बेगूसराय । 

ग्रेड पे -5400 / 
7 . श्री अशोक कुमार मंडल , सहायक निदेशक ( तक 0), 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार , पटना । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री कृष्ण कुमार राय, सहायक निदेशक , तकनीकी 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
विकास निदेशालय, बिहार, पटना । 

ग्रेड पे -5400 / 
9 . श्री संजीत कुमार, सहायक निदेशक , तकनीकी 

06-01-2016, पी 0 बी0-3 (15600-39100 / - ) + 
विकास निदेशालय , बिहार , पटना । 

ग्रेड पे -5400 / 
10 . श्री सुनील कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 

07-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
केन्द्र, भोजपुर । 

ग्रेड पे -5400 / 
11. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी | 06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर । 

ग्रेड पे -5400 / 
12. 

श्री नागेन्द्र शर्मा, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर, भभुआ । 

ग्रेड पे -5400 / 
13 . श्री मनोज रंजन श्रीवास्तव, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी | 06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान । 

ग्रेड पे -5400 / 
14. श्री राम किशोर कुमार , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, | 06-01-2016, पी0बी0-3( 15600-39100 / -) + 
बक्सर । 

ग्रेड पे -5400 / 


8 . 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


3 


क्र ० 


15 . 


16. 


17 . 


18. 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


नाम / पदनाम एवं पदस्थापन स्थान 

4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं 

देय वेतनमान + ग्रेड पे 
डॉ ० मनोज वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , | 16-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
गया । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री विशेश्वर प्रसाद, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, | 06-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / -) + 
बक्सर । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री मकेश्वर द्विवेदी, परियोजना प्रबंधक 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , गया । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री प्रेमचन्द्र झा , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , | 10-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
वैशाली । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री रंजन कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री अलख कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , नवादा । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री परिमल कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक 

07-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल । 

ग्रेड पे -5400 / 
मो 0 बेलाल , परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला | 10-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
उद्योग केन्द्र, अरवल । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री सुनीत कुमार मिश्र, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी | 06-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / -) + 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री क्षत्री पासवान, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
केन्द्र, शिवहर । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री राम कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री राजेश कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग | 12-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / - ) + 
केन्द्र, पटना प्रतिनियुक्त योजना शाखा( स०), उद्योग विभाग, | ग्रेड पे -5400 / 
बिहार, पटना । 
श्री संजय कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
सह – प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री रतन कुमार, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी 

06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) + 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका । 

ग्रेड पे -5400 / 
श्री खुर्शीद अहमद, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 19-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) + 
केन्द्र , औरंगाबाद । 

ग्रेड पे -5400 / 
प्रस्ताव में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


23 . 


24. 


- 


25 . 


26 . 


27 . 


28. 


29 . 


2 . 


29 फरवरी 2016 
सं ० 3 / उ 0 स्था ० (स्थानान्तरण )06 / 12-1035 - श्री रमणजी प्रसाद , परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
भागलपुर को अगले आदेश तक महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. साथ ही श्री रमणजी प्रसाद , परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को अगले आदेश तक प्राचार्य, 
बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान , नाथनगर, भागलपुर, सहायक उद्योग निदेशक ( कोटि नियंत्रण), भागलपुर, प्रबंधक, पॉलिस्टर 
सिल्क वस्त्र उत्पादन सह - प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर, प्रबंध निदेशक , सहकारिता सूता मिल , भागलपुर तथा प्रबंध निदेशक , 
क्षेत्रीय बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 
( ह 0) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


होगें । 


4 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


29 फरवरी 2016 
सं ० 3 / उ० स्था ० (स्थानान्तरण ) 06 / 12-1036- श्री जर्नादन शर्मा, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया की दिनांक 29-02-2016 को सेवानिवृति के फलस्वरूप श्री कृष्ण कुमार भारती , परियोजना 
प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया को महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


होगें । 


17 मार्च 2016 
सं ० 3 / उ 0 स्था 0(स्थानान्तरण ) 06 / 12-1394 - श्री अखिलेश कुमार, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास को अगले आदेश तक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


वणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

6 अप्रील 2016 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-48 / 2014-1329 / वा 0 कर — श्री सियाराम कुमार, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर 
उपायुक्त , भागलपुर अंचल , भागलपुर को Goods and Services Tax Network, New Delhi में Vice President के पद 
पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. श्री सियाराम कुमार की प्रतिनियुक्ति की अवधि Goods and Services Tax Network , New Delhi में 
योगदान की तिथि से तीन वर्ष या वहां से विरमित होने की तिथि , जो भी पहले हो , तक के लिए होगी । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

5 अप्रील 2016 
सं 0 5 / पी0-1-10-04 / 2015-764 — सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या -6331 / 1998 चितरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम राज्य 
सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.03.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय 
प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित) की दिनांक 30.11.2015 को प्राप्त अनुशंसा के क्रम में श्री चितरंजन प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त 
कार्यपालक अभियंता, ( असैo) को अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् (4300-5550 अपुनरिक्षित वेतनमान्) में 
दिनांक 14.08.1991 ( कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि) के प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. उपरोक्त प्रयोजनार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित) की अनुशंसा दिनांक 30.11.2015 की बैठक में प्राप्त 
की गई है । 

3. भविष्य में श्री सिन्हा के अहर्ता को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस प्रोन्नति 
आदेश को रदद् / संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी राशि की वसुली कर ली जायेगी । 

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
5. इस पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन ) । 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


5 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 
( बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ) 


अधिसूचना 

11 मार्च 2016 
सं ० सा ० प्र ० 35/2015 बि.रा.अ - 145 — वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय - समय पर 
निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभागाधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के पदाधिकारियों को 
रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान में तृतीय 
रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
क्र 0 

पदाधिकारी का नाम / पदनाम तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित 
सं ० 

तहत देय वेतनमान 

वृत्ति उन्नयन की देय तिथि 
डॉ 0 विजय कुमार , अभिलेख निदेशक बैण्ड वेतन - 37,400-67,000/-ग्रेड पे -8700 

30.09.2015 
2 . डॉ 0 बादशाह चौबे ,उप अभिलेख निदेशक | बैण्ड वेतन - 15,600-39,100/ - ग्रेड पे -7600 01.08.2015 

वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के 
परिशिष्ट -1 के नियम 4 के अनुसार किया जायेगा । 

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी 
को प्रदत्त एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि 
वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ब्रजेश मेहरोत्रा , प्रधान सचिव । 


1 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 4-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 496 — I, GUNJAN D /o Dr Upendra Narayan Thakur R /0-302 , Chandra Regency , Vivekanand 
Marg , Boring Road , P.s- s.k. puri , Patna- 800013, declare vide Affidavit No.6813 Dated 15.10.2015 that 
now onwards I shall be known as Gunjan Thakur. 


GUNJAN . 


No. 520 - I, Rahul S / O Shri Ashok Kumar Shrivastava R/ O Veer Shivajee Path North S.K Puri 
Boring Road Patna-800013 Bihar Presently residing at Alpha 211 Jayabheri Silicon County Kothaguda 
Hyderabad 500084 declare Vide Affidavit No. 282 Dated 18.02.2016 that now onwards I shall be known 
as Rahul Shrivastava . 

RAHUL. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 4-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० कारा / नि ० को ० ( अधी०) -01-01 / 2016–1849 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


संकल्प 

26 मार्च 2016 
दिनांक 08.03.2016 को विभिन्न समाचार चैनलों में मंडल कारा, सीवान के काराधीन बंदी मो 0 शहाबुद्दीन से नियम 
के विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुलाकात किये जाने के प्रसारित खबर के संबंध में जिला पदाधिकारी, सीवान के द्वारा जांच 
कराकर जांच प्रवितेदन भेजा गया । जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक 224 / मु . दिनांक 08.03.2016 एवं 915 दिनांक 
17.03.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में प्रावधान के विपरीत कारा के अंदर प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेश , 
मुलाकातियों की तलाशी में शिथिलता बरतने , कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन 
करने के आलोक में श्री राधेश्याम सुमन , अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें 
केन्द्रीय कारा, गया में संलग्न किया जाता है । 

2. साथ ही संलग्न आरोप पत्र में गठित आरोपों के आधार पर श्री राधेश्याम सुमन, अधीक्षक , मंडल कारा, सीवान के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है । 

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जितेन्द्र 
कुमार, अधीक्षक शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

4. श्री सुमन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का संचालन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 में विहित प्रावधान के आलोक में कर जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित करेंगे । 

7. श्री सुमन अधीक्षक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के विहित 
प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
की जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र.) । 


8 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


सं ० कारा / नि ० को ( अधी0)-01-02 / 2016-1848 

संकल्प 

26 मार्च 2016 
दिनांक 23.03.2016 को पटना के एक समाचार पत्र " जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक " शीर्षक से 
प्रकाशित एक समाचार को देखकर कारा महानिरीक्षक के द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को जाँच दल का गठन करवाकर 
शीघ्र जाँच प्रवितेदन भेजने का निदेश दिया गया था । जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 
गठित त्रिसदस्यीय जाँच टीम से मामले की जाँच कराई गई । जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1944 / गो. दिनांक 
25.03.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में प्रावधान के विपरीत कारा के अंदर बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष 
प्रकार का पकवान बनवाना, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराना, जेल की 
महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करना, प्रावधान के विपरीत श्री राजबल्लभ यादव आरोपी विधायक को 
आवंटित वार्ड संख्या -19 में डी.टी.एच. का कनेक्शन दिया जाना अन्य कैदियों को उनके वार्ड में अवैध ढंग से रखना तथा 
संलग्न आरोप पत्र में गठित आरोपों के आधार पर श्री मोती लाल , अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ के विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही संस्थित की जाती है । 

2. अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के आलोक में श्री मोती लाल, अधीक्षक , मंडल कारा , बिहारशरीफ को तत्कालिक 
प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें मंडल कारा, हाजीपुर में संलग्न किया जाता है । 

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री 
रूपक कुमार, अधीक्षक आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

4. श्री मोतीलाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का संचालन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 में विहित प्रावधान के आलोक में कर जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अंदर करेंगे । 

7. श्री मोती लाल , अधीक्षक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के विहित 
प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
की जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र.)। 


सं ० के / कारा / रा० प०-14-2008-1861 

संकल्प 

28 मार्च 2016 
श्री दिलीप कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना सम्प्रति सहायक 
कारा महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरूद्ध स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने, 
गलत तथ्य के आधार पर अवकाश में प्रस्थान करने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने एवं दिनांक 18.12.2007 को आदर्श 
केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना में विभिन्न वार्डों की जाँच में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने के प्रतिवेदित आरोपों 
के लिए गठित आरोप -पत्र प्रपत्र क के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या -11480 दिनांक 02.12.2008 
द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया एवं गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 11481 दिनांक 02.12.2008 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

अनुशासनिक प्राधिकार निर्णयानुसार गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5330 दिनांक 21.07.2009 द्वारा श्री 
सिंह को निलम्बन मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से 
निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया । 

श्री सिंह को निलंबन के पश्चात् मंडल कारा, जहानाबाद में पदस्थापित किया गया । श्री सिंह के मंडल कारा, 
जहानाबाद में पदस्थापन के दौरान कर्त्तव्य निर्वह्न में लापरवाही बरतने, कारा पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने 
तथा सरकारी आवास में नहीं रहने संबंधी आरोपों के लिए गठित पूरक आरोप पत्र की जाँच पूर्व में विभागीय अधिसूचना 
संख्या 11481 दिनांक 02.12.2008 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही एवं नियुक्त जाँच प्राधिकार द्वारा कराने संबंधी निर्णय 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा गृह (विशेष ) विभाग की अधिसूचना संख्या 7410 दिनांक 16.09.2009 द्वारा लिया गया । 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


9 


आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल , पटना के पत्रांक 1802 दिनांक 11.08.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त ( विभागीय 
जाँच) -सह - संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल , पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित सात (07 ) 
मूल आरोप तथा आठ ( 08 ) पूरक आरोप अर्थात् कुल पन्द्रह (15) आरोपों में से दो ( 02 ) आरोप ( आरोप संख्या -02 एवं पूरक 
आरोप संख्या -06 ) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 1797 दिनांक 19.03.2015 द्वारा 
संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय 
कारण पृच्छा की गयी । 

श्री सिंह के द्वारा दिनांक 26.06.2015 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 
यह कहा गया है कि उनके विरूद्ध गठित आरोप स्पष्ट नहीं है तथा नियमों के विरूद्ध है तथा विभागीय कार्यवाही किसी खास 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलायी जाती है । मंडल कारा, सीवान में मोबाईल बरामदगी की घटना के उपरान्त वहाँ के अधीक्षक 
पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी और इसी तरह राज्य की अन्य काराओं में भी प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होने पर संबंधित 
अधीक्षक को न तो निलम्बित किया गया और न ही उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । श्री सिंह द्वारा अपने 
द्वितीय कारण पृच्छा जबाव में विभागीय कार्यवाही के संचालन में कतिपय त्रुटियों का आरोप लगाया गया है, जो वेबुनियाद 
एवं तथ्यों से परे है । 

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि कारा हस्तक के नियम 60 एवं 61 के अनुसार कारा अधीक्षक 
के रूप में कारा प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होते हैं और श्री सिंह इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह हैं तथा वे Safe 
custody of prisoners के दायित्व अनुपालन में विफल रहे हैं , जिसके कारण कारा के अंदर बंदी को जहर देकर मारा 
गया अर्थात् कारा में जहर का प्रवेश एवं बंदी की हत्या दोनों घटनाएँ घटित हुई । साथ ही नारकोटिक्स एक्ट के तहत् 
प्रतिबंधित एवं दंडनीय सामग्री 175 पुड़ियाँ मादक पदार्थ गाँजा, अन्य प्रतिबंधित सामग्रियाँ और भारी संख्या में 17 मोबाईल 
फोन एवं 32 मोबाईल फोन चार्जर की कारा महानिरीक्षक की मौजूदगी में करायी गयी तलाशी के दौरान हुई बरामदगी बिहार 
कारा हस्तक के प्रावधानों के द्वारा विहित अधीक्षक के पदीय दायित्वों के अनुपालन में श्री सिंह की विफलता, लापरवाही एवं 
अनुशासनहीनता को दर्शाता है । 

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 के प्रावधानों के तहत् निम्न वृहत् दंड निरूपित करने का 
विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया : 

वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतन वृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड (जिसका 
प्रतिकूल प्रभाव सेवांत लाभ पर भी पड़ेगा) " 

उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4677 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना से परामर्श की माँग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2693 दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्रस्तावित दंड पर 
सहमति संसूचित की गयी है । 

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री दिलीप कुमार सिंह, बिहार कारा 
सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -14 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के प्रावधानों 
के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है : 

वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतन वृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड (जिसका 
प्रतिकूल प्रभाव सेवांत लाभ पर भी पड़ेगा ) " 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव । 


. 


.. 


सं ० कारा / नि ० को ( उपा0 ) -02-07 / 2015-1938 

संकल्प 

30 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कृपा शंकर पाण्डेय, तत्कालीन काराधीक्षक , 
मंडल कारा, किशनगंज ( सम्प्रति निलंबित ) संलग्न मंडल कारा , बेतिया के विरूद्ध कारा के सप्लायर की बेटी का शारीरिक 
शोषण करने, अवैध आचरण में लिप्त होने एवं अन्य गंभीर आरोप प्रतिवेदित है । उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक 


10 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


आचार नियमावली, 1976 के नियम -3 (1) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन एवं सरकारी सेवकों के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल 
है ( जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है) । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री पाण्डेय के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय 
कार्यवाही संचालित की जाय । 

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 के नियम 17 ( 2) के तहत् आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जवाहर लाल प्रभाकर, 
केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. श्री पाण्डेय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य ( गृह ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव । 


सं ० कारा / नि ० को ( उपा०) -02-07 / 2015-1722 

संकल्प 

16 मार्च 2016 
श्री 

कृपा शंकर पाण्डेय , काराधीक्षक , मंडल कारा, किशनगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा पत्रांक 
796 / जि 0 गो दिनांक 16.03.2016 एवं पूर्व के पत्रांक 1231 / सी 0 दिनांक 14.07.2015 द्वारा कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये 
गये है । प्रतिवेदित आरोपों में कारा के सप्लायर की बेटी का शारीरिक शोषण किये जाने , अवैध कार्य करने एवं कई अन्य 
गंभीर आरोप है । उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा 
सरकारी सेवकों के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है । 

2. अतः प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री कृपा शंकर पाण्डेय, काराधीक्षक , मंडल कारा , किशनगंज को बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबनावस्था में श्री पाण्डेय को मंडल कारा, बेतिया के साथ संलग्न किया जाता है । श्री पाण्डेय को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित ) के अनुसार निलंबनावस्था में जीवन निर्वाह 
भत्ता देय होगा । 

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का आदेश अलग से निर्गत की जा रही है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव । 
उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 मार्च 2016 
सं ० 3( स ० ) / उ० स्था ०( आरोप)10 / 14-1458 - स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बी ० एम ० एस ० 
आई0 सी 0एल0, पटना द्वारा दवाओं के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा निष्पादन में अनियमितताएँ बरतने की जाँच सचिव, स्वास्थ्य 
विभाग - सह - कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गई । जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन में निविदा के निष्पादन में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गई । जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनियमितताओं के लिए 
स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना द्वारा प्रथम दृष्टया तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दोषी पाया गया । स्वास्थ्य 
विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -650(12) दिनांक 13.10.14 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक , तत्कालीन उप उद्योग निदेशक , 
उद्योग निदेशालय, बिहार , जो तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य थे, को निलम्बित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने की अनुशंसा की गई । 


. 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


11 


2.उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4545 दिनांक 12.12.2014 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली ( तत्कालीन उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय , बिहार, पटना) को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के भाग-4 के नियम -9(1)(क ) के अन्तर्गत निलम्बित किया 
गया । 

3. विभागीय पत्रांक -4544 दिनांक 12.12.2014 द्वारा स्वास्थ्य विभाग , बिहार से यह अनुरोध किया गया कि श्री 
पाठक के विरूद्ध आरोप – पत्र प्रपत्र क गठित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय परन्तु कई स्मार पत्रों के बाद भी 
स्वास्थ्य विभाग , बिहार द्वारा आरोप - पत्र गठित कर नहीं भेजा गया । 

4. सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या -4251 / 2015 ओम प्रकाश पाठक बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च 
न्यायालय , पटना ने दिनांक 04.12.2015 को पारित आदेश में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम -9(7) के आलोक में निलम्बन आदेश दिनांक 12.12.2014 को निरस्त कर दिया । 

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या-4251 / 2015 में दिनांक 04.12.15 को दिये 
गये न्यायादेश के अनुपालन में श्री ओम प्रकाश पाठक को निलम्बन मुक्त किया जाता है । 

विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक श्री ओम प्रकाश पाठक को औद्योगिक अर्थशास्त्री के पद पर तकनीकी विकास 
निदेशालय, उद्योग विभाग , बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


21 मार्च 2016 
सं ० 3( स ०) / उ 0 स्था ० ( आरोप)01 / 16-1459 -श्री मुन्द्रिका प्रसाद चौधरी , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
औरंगाबाद को निजी कम्पनियों - पुष्पांजली कोक एण्ड कोल प्रा ० लि 0, भोपतपुर , सिरिस बारूण, औरंगाबाद , स्वास्तिक स्मोकलेस 
कोक कम्पनी प्रा ० लि 0, बारूण, औरंगाबाद एवं मेसर्स भगवती कोक इंडस्ट्रीज प्रा ० लि 0, औरंगाबाद द्वारा की जा रही कोयले की 
कालाबाजारी में संलिप्तता के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग-4 के 
नियम -9(1)(ग ) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । 

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक , तकनीकी विकास का कार्यालय बिहार , पटना निर्धारित किया 
जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग -4 के 
नियम -10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

4. प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , औरंगाबाद को आदेश दिया जाता है कि निदेशक, तकनीकी विकास का 
कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर श्री चौधरी के जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान हेतु 
आवश्यक कार्रवाई करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


29 फरवरी 2016 


सं ० 3 / उ0 स्था ०( आरोप) 12 / 2008-1034- श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
नालन्दा( सम्प्रति महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर) के विरूद्ध एम० एस ०एम० ई० योजना के तहत 19( उन्नीस) ऋण 
आवेदन पत्रों को बिना समुचित जाँच, पर्यवेक्षण और निगरानी के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ओईयॉव को अग्रसारित करने, 
अनपढ़ एवं निर्धन ग्रामीणों के नाम पर अनियमित तरीके से शाखा प्रबंधक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ओईयॉव और बिचौलिया 
राजीव कुमार गुप्ता के साथ सांठ - गांठ कर ऋण रकम की अवैध निकासी तथा योजना का लाभ वास्तविक व्यक्तियों तक 
पहुँचाने में बाधा डालने संबंधी आरोप - पत्र पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक -564 दिनांक 06-02-2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा श्री मदन मोहन सिंह , उप सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना को संचालन 
पदाधिकारी बनाया गया । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मामले में आरोप का आधार प्रभावित ग्रामीणों 
का आवेदन - पत्र (जिसमें मुख्य रूप से श्री राजीव कुमार गुप्ता, ग्राम - चेरो , सरमेरा एवं मध्य बिहार ग्रामीण बैंक , ओईयांव के 
शाखा प्रबंधक का उल्लेख है ) तथा श्री राजीव कुमार सिंह, बि 0 प्र 0 से0, जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा समर्पित 
जाँच प्रतिवेदन है । जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँचोपरांत यह पाया गया कि (1) सभी आवेदक एक ही 
ग्राम - चकडीह के हैं तथा सभी आवेदन पत्र समान रूप से लिखे गए हैं , जिसमें गारन्टर राजीव कुमार गुप्ता, सचिव, सिंदुरिया, 


- 


12 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


स्वयं सहायता समूह है । (2) जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा की निर्गत पंजी में आवेदनों को भेजे जानेवाला पत्रांक व दिनांक 
सही नहीं है, लेकिन दिसम्बर माह में भेजे जानेवाला पत्रांक व दिनांक सही है तथा इस माह में बैंक शाखा में प्राप्ति का 
प्रमाण भी अंकित है । (3) अक्टूबर, 2010 में प्रेषित आवेदनों में सहायक के हस्ताक्षर तथा उद्योग विस्तार पदाधिकारी का 
तकनीकी प्रतिवेदन में हस्ताक्षर समान है परन्तु महाप्रबंधक का हस्ताक्षर भिन्न है । (4) महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
नालन्दा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, नालन्दा के साथ - साथ अन्य कर्मियों की बिचौलिया श्री राजीव कुमार गुप्ता, सचिव , 
सिंदुरिया स्वयं सहायता समूह एवं सिंदुरिया ट्रेनिंग कंपनी, बिहारशरीफ के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से संबंधित बैंक 
शाखा के प्रबंधक द्वारा निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु ऋण की स्वीकृति कर तथा दिशा -निर्देशों की अवहेलना कर बैंक की राशि 
का गबन किया गया । 

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह कहा गया है कि (1) जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका मात्र आवेदन 
पत्रों को बैंक में अग्रसारित करना था तथा ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा अपने स्तर से जाँच कर संतुष्ट होने पर की जाती 
थी । (2) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना जिला उद्योग केन्द्र को नहीं दी जाती थी तथा इस संबंध में किसी भी गड़बड़ी 
या गबन के लिए बैंक पूर्ण रूप से दोषी है । 

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी 
द्वारा यह मत अंकित किया गया है कि श्री रामचन्द्र सिंह , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालन्दा के विरूद्ध प्रपत्र - क में 
गठित आरोपों की संपुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा कार्यालय प्रधान होने के कारण इस मामले में उनकी जवाबदेही बनती 
है तथा इस आधार पर आरोप प्रमाणित पाये गये । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक -564 दिनांक 06-02-2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में 
प्रमाणित पाये गये आरोपों पर एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्राप्त कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित 
पाये गये । प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 , भाग- V , 
नियम -14(ix), संशोधित नियमावली, 2007 के नियम -14( X ) के प्रावधान के तहत श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को सेवाच्युति , जो सरकार के अधीन भविष्य में 
नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया । 

अतः श्री रामचन्द्र सिंह , तत्कालीन महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोप की गंभीरता तथा 
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005, भाग- V , नियम -14(ix), संशोधित नियमावली 2007 के नियम -14(x ) के प्रावधान के तहत श्री रामचन्द्र 
सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को आदेश निर्गत 
होने की तिथि से सेवाच्युति , जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी की शास्ति अधिरोपित की 
जाती है । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 
वणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 अप्रील 2016 
सं ० कौन / भी -104 / 2011-105 / सी 0 - श्री वीरेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर कोषागार 
पदाधिकारी के पद पर रहते हुए श्री उचित ठाकुर, सेवानिवृत लाइब्रेरियन कलर्क राजकीय पोलटेक्निक , पूर्णियाँ का पेंशन के 
भुगतान मे अनावश्यक रूप से चार माह विलम्ब किये । इस संबंध मे श्री कुमार के उपर विभागीय कार्रवाई चलाई गई 
तत्पश्चात विभागीय जाँच - आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप पूर्णतः सिद्ध पाया गया । उक्त आरोप के लिए श्री कुमार 
को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -14 (i) के अंतर्गत "निन्दन " की सजा 
संसूचित की जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनकी चारित्री वर्ष 2009-10 में की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 अप्रील 2016 


13 


6 अप्रील 2016 
सं ० कौन / भी -113 / 2014-106 / सी — श्री बजरंगी प्रसाद, वाणिज्य कर उपायुक्त , सारण अंचल , छपरा के 
पदस्थापन काल में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण न करने तथा समाहर्ता सारण के निदेश की अवहेलना के लिए प्रपत्र क 
गठित किया गया था । श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोप सिद्ध पाये जाने के पश्चात बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 के अंतर्गत " निन्दन " की सजा संसूचित की जाती है , 
जिसकी प्रविष्टी उनकी चारित्री वर्ष 2013-14 में की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 4-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


